निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YON 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 अग्रहायण 1941 ( श ० ) 
( सं ० पटना 1306 ) पटना , सोमवार , 2 दिसम्बर 2019 


उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

26 नवम्बर 2019 
सं ० 5 / स ० (बियाडा अधिनियम की घारा ) -25 / 2019-5042 --बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, 1974 
की धारा 2 (क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा की गई 
सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात बिहार सरकार बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम , 1974 की धारा 
2 ( क ) के अंतर्गत अग्निशमन सेवा केन्द्र , बस स्टॉप, आई ० सी ० टी ० ( टेलीफोन , इंटरनेट सेवाएँ), सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 
जल उपचार संयंत्र, गैस पाईपलाईन, लॉजिस्टिक टर्मिनल, पावर सब - स्टेशन, श्रमिकों एवं चालकों के लिए डॉरमेटरी, 
बैंक की शाखा / ए ० टी ०एम ०, कैंटीन / भोजनालय, माल ढुलाई के लिए धर्मकांटा, ट्रक पार्किंग , कौशल विकास केन्द्र , 
आपदा प्रबंधन प्रबंधन प्रोटोकॉल, वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन, कार्यात्मक सी ० सी ० टी ० वी ० और सुरक्षा प्रणाली, महिला 
श्रमिकों के लिए विश्राम स्थल , अक्षय ऊर्जा उत्पादन ( सौर / पवन आदि) औद्योगिक पार्क में सुख सुविधाओं की 
उपलब्धता को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट की जाती है । 
यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


प्रदीप कुमार , 


सरकार के अपर सचिव 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1306-57 1 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


